निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 940 ) पटना, बुधवार , 11 अक्तूबर 2017 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

26 सितम्बर 2017 
सं० / वि०उ० - 02 - 10 / 11 - 1648 — राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2014 - 15 से 2016 - 17 के 
लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है । उपरोक्त आलोक में ऐसे 
ग्रामों का आगे के वर्षों के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंश में आवश्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के 
उद्देश्य से विभागीय पत्र संख्या - 1300 दिनांक - 28.07. 2017 के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों से आगे के वर्षों के लिए 
आरक्षण प्रस्ताव की माँग की गयी थी । तआलोक में बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम - 1981 
की धारा - 31 (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , जितेन्द्र कुमार सिंह , ईखायुक्त , बिहार, पटना द्वारा मेसर्स 
सासामुसा सुगर वर्कस लिमिटेड, सासामुसा, गोपालगंज से प्राप्त प्रस्ताव की सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख 
पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियो एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक - 18. 09.2017 को पूर्वाह्न 11:45 बजे सुनवाई 
की गयी । 

विभागीय आदेश ज्ञापांक - 2314 दिनांक - 24.09.2015 के माध्यम से इस चीनी मिल को पराम्परागत रूप से 
पेराई सत्र 2015 - 16 से 2019 - 20 के लिए आरक्षित 281 ग्रामों के आरक्षण एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक - 2219 
दिनांक - 30. 09. 2014 के माध्यम से अपराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2014 - 15 से 2016 - 17 के लिए आरक्षित 260 ग्रामों 
के आरक्षण से संबंधित आदेश पत्र का भी अवलोकन किया गया । 

अपने क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मेसर्स सासामुसा सुगर वक्स लिमिटेड, सासामुसा, गोपालगंज के 
प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 2450 TCD है । उन्होंने बताया गया कि पेराई सत्र 
2017 - 18 के लिए उनका NCR 29 .37 लाख क्विटल निर्धारित किया गया है । उनके आरक्षित क्षेत्र में 21570 एकड़ में 
गन्ने की खेती हुई है जिसमें लगभग 140 क्विटल प्रति एकड़ की दर से पेराई हेतु 30. 20 लाख क्विटल गन्ना उपलब्ध 
होने की संभावना थी परन्तु , हाल में आये बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसका कारण आगामी पेराई सत्र में अनुमानित 
25 लाख क्विटल गन्ने की ही उपलब्धता रहेगी । चीनी मिल के पेराई हेतु न्यूनतम् गन्ने की आपूर्ति हेतु उनके मिल 
द्वारा अपने आरक्षित क्षेत्र में वर्षवार सरकार द्वारा चलाये जा रहे ईख विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । उपरोक्त 
आलोक में उनके द्वारा पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 260 अपराम्परागत रूप से आरक्षित ग्रामों को पेराई सत्र 2017 - 18 
से 2019 - 20 तक अपराम्परागत् रूप में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया । इसके अतिरिक्त पबंधक द्वारा हथुआ 
क्षेत्र के 143 ग्रामों को भी इनके पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया जिसपर विष्णु सुगर मिल के प्रबंधन द्वारा 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अक्तूबर 2017 
अपनी आपत्ति दर्ज करायी गयी । इस मिल द्वारा समर्पित 260 ग्रामों के आरक्षण के प्रस्ताव के विरूद्ध किसी अन्य चीनी 
मिल द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी । 

इस सुनवाई के पूर्व दिनांक 13.09. 2017 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनवाई हुई थी । सुनवाई के 
दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों , उनके प्रतिनिधियों, जनपतिनिधियों से प्राप्त 
अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । गोपालगंज जिला के क्षेत्रीय विकास परिषद् के अनुशंसा का भी 
अवलोकन किया गया । 

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सासामूसा चीनी मिल द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक 
विचारोपरान्त एवं संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद चीनी मिल को एन. सी . आर. के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता को ध्यान में 
रखते हुए हथुआ चीनी मिल क्षेत्र का 109 ग्राम , विजयीपुर , कटेया प्रखंड का 122 ग्राम पूर्वी चम्पारण के 29 ग्रामों कुल 
260 ग्रामों को पेराई वर्ष 2017 - 18, 2018 - 19 एवं 2019 - 20 ( तीन पेराई सत्रों के लिए ) निम्नांकित ग्रामों को जिसका 
विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची क , ख एवं ग दर्शित है, को अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है: 
जिला का नाम प्रखण्ड का नाम समेकित कुल ग्रामों की संख्या । ग्रामों के विवरण की 

अनुसूची 
| 2 

3 
गेपालगंज कटेया, पंचदेउरी (हथुआ क्षेत्र ) 

109 

अनुसूची क 


122 


अनुसूची ख 
अनुसूची ग 


कटेया , विजयीपुर 
पूर्वी चम्पारण । कोटवा, चकिया, मधुबन एवं 

कल्याणपुर 

कुल योग: 


29 


260 


आदेश से , 
जितेन्द्र कुमार सिंह, 
ईखायुक्त , बिहार । 


सासामुसा सुगर वर्क्स लिमिटेड, सासामुसा, गोपालगंज को वर्ष 2017 - 18 से 2019 - 20 तक के लिये आरक्षित 

अपरम्परागत हथुआ क्षेत्र के 109 ग्रामों की सूची । 


अनुसूची – क 


| क्रमांक 


जिला का नाम । प्रखण्ड का नाम । 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना नं० 


5 


गोपालगंज 


कटैया 


____ 3 

4 


। 


००NDIAN 


392 
409 
441 
442 
443 
448 
449 
450 
451 
452 
453 


10 


रामदास बगही 

कंचनपुर 
धरहरा नं0 - 2 
पहलदवा 

भेड़िया 
रानीपुर निजामत दोयम 

रानीपुर 
रानीपुर निजामत 

दुहौना 
भरथही 
धरहरा नं० - 1 

बरवा 

सरेया 
भलुही दयाराम 

नेउरी 
अमवा 

रामपुर 
रकबा रामपुर 
बिशुनपुरा 
प्रसिद्धनाथ 
ढोड़ीला 


11 
12 | 
13 
14 


454 


455 
456 


15 


457 


16 


___ 18 
___ 19 

20 
__ 21 


458 
459 
460 
461 
462 
463 


| 


| 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अक्तूबर 2017 


3 


क्रमांक | 


। 


राजस्व थाना नं० 


जिला का नाम । प्रखण्ड का नाम 
2 

3 


22 


24 


468 
469 
470 
471 


२० 


472 


27 


। 


28 । 
29 
30 
31 
32 


473 
474 
475 
476 
477 
478 


। 


पपाडयार 


33 


480 


34 


36 


37 
38 


41 


481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
368 
369 
394 
395 
396 
397 


पंचदेवरी 


44 


-༧/ཟ1༠/༧/༧/ཐཐ*)*#|ནa#la##ཝ-ཝ༠ཙ༧ཝ༤ཝ•a/a1a|#1,ཝཐ༧/༠/༧/༧/༠ཙg/ 


ग्राम का नाम 

4 
गउरा 
मानपुर 
कोटवा खास 

बभनी 
कोटवा निलामी 
भलुही आश्रम 
एराजी रूदरपुर 

रूदरपुर 
सहजनवा कला 

पकड़ियार 
झिलवनिया 

अमेया 

परसौनी 
भागी पट्टी खुर्द 

सहजनवा खुर्द 
भागी पट्टी झिल 
सकसेनवा मिसिर 
सकसेनवा भवानी राय 
सकसेनवा देवराय 

बरईवेली 
- शेखवेली 
दिउलियाँ 

राजापुर 
बेलीदुसौधी 
टेरखेमराज 
दुर्गाचक 
मगहियाँ 
भंगही 
मठिया 
सोहागपुर 
पोइयां गिरधर 

छितौना 
निरपत छापर 
शीतल चोरहा 
बनकटिया 
लोहटी 
देउरिया 
मुजहा 

परसा 
बातलचोरहा 
महंथवा 
जमुनहा 
भिरगीचक 
सिघरिया 
मउनहा 

भंगहा 
इनरपट्टी 

ढढुवां 
सेमरिया 


46 
47 


398 


48 


399 
400 
401 
402 


50 


51 
52 
53 


403 


54 


55 


56 


57 
58 
59 


404 
405 
406 
407 
408 
413 
414 
415 
416 
417 
424 
425 
426 
427 


60 


61 


63 
64 


65 


428 


66 
67 
68 

69 
___ 70 


429 
430 
431 


4 


5 का नाम 


। 


राजस्व थाना नं० 


5 


क्रमांक 

1 
___ 71 

72 


___ 74 
___ 75 | 

76 
77 - 
78 
79 


432 
433 
434 
437 
438 
439 
464 
465 
466 


80 


467 


| 


81 
82 
83 


479 
488 
489 
490 
491 
492 


84 


85 
86 
87 
88 


493 


बिहार गजट ( असाधारण) , 11 अक्तूबर 2017 
जिला का नाम । प्रखण्ड का नाम ग्राम का नाम 
2 3 

4 
चकिया 
रूपीबगही 
नन्दपट्टी 
खालगाँव 

गहनी 
मंझवलिया 
फतुछापर 
परसौनी खुर्द 
महुअवां 

सबेया 
गोपालपुर 

मचवां 
मिसरौली 

राजापुर 
बिसुनपुरा 
दत्तपट्टी 

बहेरवां 
। 

मोतीपर 
कुकुरभुका 
हरहरवाकला 
तिवारीटोला 
चकरपान 

रामपुर 
सुकरौली 
परसौनीकला 
नेहरूआकला 
नेहरूआखुर्द 

भटवा 
सुरेमनचक 

दुवौलिया 
। 

तिवारीछपरा 
चयनटोला 
नोहरटोला 
एराजी पंचदेवरी 

गंगाराम टोला 
तेतरिया जगरनाथ 

मंझरिया 
मानिकछपरा 
भटवाखुर्द 


89 


90 
91 


494 
495 
496 
497 
498 


92 


499 


93 
94 
95 


500 
501 
502 


96 


97 


503 


। 


100 
101 
102 
103 


504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
516 
517 
533 
534 


104 


105 
106 
107 
108 
109 


अनुसूची - ख 


क्रमांक 
| 1 


ग्राम का नाम 

4 


राजस्व थाना न० 

5 


जिला का नाम 

2 
गोपालगंज 

, 


प्रखण्ड का नाम । 

3 
विजयीपुर 

, 


रन्डे 


2 


2 


मठिया 
बन्डे 
बरहरा 
मथौली 
भवानी छपरा 


4 


____ 6 


. 


6 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अक्तूबर 2017 


5 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


जिला का नाम । प्रखण्ड का नाम । 
23 

| 


राजस्व थाना नं 

5 


8 
9 
10 


F 


12 


+ 


+ 


14 

15 
___ 16 

17 
18 


, 


13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
28 


19 


20 


21 


____ 


, 


29 


22 


30 


31 


33 


34 


26 
27 
28 


35 
36 
37 
38 


29 


30 


----le=========falalalalalalstalelela=atEle======Trafea=aleals 


भजौली खुर्द 
मिटपर 
पगरा 

शिपर 
भजौली कला 

मारपी 
जगदीशपर 

चुगरी 
तेतरीया 
करमचार 
इटवा 
सबेया 
सुखपुरा 
महेशपुर 
खजुहाँ खुर्द 

पुरैना 
पगरा खुर्द 
बभनौली 

मठिया 
पाण्डेयपुर 
बेलवा लाला 
बिजुली चक 
मठिया लाला 
छठीयाव 

कुर्थियाँ 
खजुहा कलॉ 

पिपरा 
बंजरिया 
जजवलिया 
बेलवा 
बौराहीं 
महुआ 
छापराहीं 
चकधनौती 
दिघवा 
तिलौली 
सुरजपूरा 
बिलरूआ 
नौतन 
धनौती 
रामपुरवा 
फरूसहां 
अधैला मिश्र 

रेवही 
मिश्र बंधौरा 
___ महुई 
रामनगर 

हरपुर 
कोहरवलीया 


39 


32 


33 


41 


42 


43 


36 


44 


37 


45 


46 


47 


38 
39 
40 
41 


, 


,, 


48 
49 
50 
51 


42 


A3 


52 


44 
45 
46 


47 
48 


53 
54 
55 
57 
58 
96 


49 
50 


विजयीपुर 


99 


52 


53 


101 
102 
103 
117 


54 
___ 55 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अक्तूबर 2017 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना नं० 


| क्रमांक | जिला का नाम । प्रखण्ड का नाम - 
1 2 

3 
56 | . 

.. 
57 
58 
59 


60 


120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 


61 


62 


63 


64 


129 


130 


131 


65 
66 
67 
68 
69 
70 


132 


133 


72 


135 
217 
251 
254 
20 


74 
75 


21 


76 


22 
23 


77 
78 


24 


79 


25 


26 


80 
81 
82 


पटखौली 
धोबवल 
सुदामाचक 
बिक्रमपुर 
मटियारी 
मठिया 
छरीदाहा 

बहेरवा 
शिवदत छपरा 

बकेनिया 
मझौलिया 
उदयपुरा 
नौवा डीह 
पिपराही 
किशुनपूरा 
सोनडिहा 
परसा 
रानीपुर 
खैरटीया 
रामपुर 
खिरिया 
सोनवी 
चैनपुरा 
अमवा 
हरी मरपी 
हरपुर 

रौतारी 
अघैला बाबू 

कोरेया 
लोहरौली 
परसौनी 
कलीयनवा 
भानपुर 
लक्ष्मीपुर 
सरोपई 
परसहीं 
बनकटा 

समहुती 
नोना पाकड़ 
खीरीडिह 

भरपुरवा 
मठिया डीह 
घुरन छपरा 
अमवा घाट 
नौका टोला 
बभनौली 
खुटहा 
चौमुखा 
मानकी डिह 
कौलाचक 


83 


.. 


. 
, 


27 
56 
59 
60 
61 


84 


__ 


85 


62 


86 
87 


88 


64 
65 
66 


67 


92 


68 


93 


69 


70 


95 


96 


97 
98 


77 
___ 78 

79 


99 


80 
81 


100 


82 


101 
102 
103 
104 
105 


83 
84 


85 
86 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अक्तूबर 2017 


राजस्व थाना नं० 


जिला का नाम । 

2 


प्रखण्ड का नाम । 

3 


क्रमांक 

1 
106 
107 
108 


87 


88 


गोपालगंज 


कटेया 


72 


109 


110 
111 
112 
113 
114 
115 


ग्राम का नाम 

4 
रसूलपुर 
माड़र खास 

बैरिया 

पकडी 
बुढ़िया बारी 

डुमरौना 
बेलही खास 

लेतिया 
बेलही डीह 
भोपतपुर 
पटखौली 
मिश्रौली 
छपवा 
समोगर 
कैलानापुर 
धनौती 
जसौली 


73 
74 
75 
141 
142 
143 
144 


150 


116 
117 


___ 118 


151 
152 
157 


119 


| 120 


160 


121 


162 


122 


164 


सासामुसा सुगर वक्स लि०, सासामुसा को पेराई सत्र 2017 - 18 से 2019 - 20 तक अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये 

गये ग्रामों की सूची: 


अनुसूची - ग 


प्रखण्ड का नाम । 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना नं० । 


। 


3 


| क्रमांक जिला का नाम 

2 
| 1 | पूर्वी चम्पारण 

2 
3 


11 
105 
12 


15 


04 
05 


06 


14 
13 


11 


12 


चकिया / पिपरा । हरपुर 

चिन्तामनपुर 

बंगरी 
फुलवरिया परशुरामपुर 
चिन्तामनपुर 

रामगढ़वा 

नवजामीन 
कोटवा 

बरवां कंठ छपरा 

डुमरी 
अशोक पकड़ी 
अशोक पकड़ी 

अशोक पकड़ी 

पकड़ी डुमरी ननकार 
कल्याणपुर 

तेनुआ 

महारानी भोपत 
मधुबन 

__ मनपुरवा 
जोगबलिया टोला 

डोमाघाट 
जोगबलिया टोला चौबे 

बिजधरिया 
पदमोह 
कदमा 

बलभद्रपुर 
| नरहाननकार 


61 
62 
63 
65 
57 


13 
14. 


15. 
16 


23 


19 . 
20. 
21 . 


55 


57 


22. 


58 


23 . | 


59 


60 


24. 
25 . 
26. 
27 . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अक्तूबर 2017 

नरहापान्सेपुर 

सरैया 
मेघुआ 
मुरगई चक 
मधुबन सरेया 
मधुबन गंगापुर 


61 
62 
79 
80 
81 


28 . 


। 29. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 940 -571 +50- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


